रजिस्ट्री सं . डीएल- ( एन ) 04 / 0007 / 2003-21 


REGISTERED No. - DL- ( N ) 04 / 0007 / 2003-21 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


सी.जी. - डी.एल. - सा . - 17072021-228340 

CG - DL - W - 17072021-228340 


साप्ताहिक / WEEKLY 
प्राधिकार से प्रकाशित 


PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 29 ] 


नई दिल्ली , शनिवार , जुलाई 17 जुलाई 23 , 2021 ( आषाढ़ 26 , 1943 ) 
NEW DELHI , SATURDAY , JULY 17 - JULY 23 , 2021 ( ASADHA 26 , 1943 ) 


No. 29 ] 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
( Separate paging is given to this part in order that it may be filed as a separate compilation ) 


भाग - खण्ड 2 
[ PART 1 - SECTION 2 ] 


[ ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी 

अफसरों की नियुक्तियों , पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं ] 
[ Notifications regarding Appointments , Promotions , Leaves etc. of Govt . Officers issued by the 
Ministries of the Govt . of India ( other than the Ministry of Defence ) and by the Supreme Court ) 


राज्य सभा सचिवालय 


नई दिल्ली -110001 , दिनांक 5 जुलाई , 2021 
सं.आर.एस .42 / 8 // 2019 / 72 - कार्मिक अनु - आरएसएस - राज्य सभा के माननीय सभापति ने श्री सूर्य कांत शर्मा , उप महानिरीक्षक 
( आईआरएलए सं . 18735604 ) , सीमा सुरक्षा बल को राज्य सभा सचिवालय में तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक , जो 
भी पहले हो , वेतन मैट्रिक्स के लेवल -13 ए में प्रतिनियुक्ति आधार पर निदेशक ( सुरक्षा ) नियुक्त किया है । 

2. श्री सूर्य कांत शर्मा ने 05 जुलाई , 2021 के पूर्वाह्न से राज्य सभा सचिवालय में निदेशक ( सुरक्षा ) के कार्यालय का कार्यभार ग्रहण 
कर लिया है । 

के . सुधाकरन , निदेशक 


नई दिल्ली -110001 , दिनांक 4 जून 2021 


सं . आरएस / 12 / 19 / 2021 / स्थापना ( सामान्य ) -श्रीमती विजय लक्ष्मी शर्मा , उप निदेशक ( सुरक्षा ) का दिनांक 9 मई , 2021 को 
निधन हो गया । 

नरेन्द्र कुमार , अपर निदेशक 


1-152GI / 2021 


( 535 ) 


536 


भारत का राजपत्र , जुलाई 17 , 2021 ( आषाढ़ 26 , 1943 ) 


[ भाग I- खण्ड 2 


गृह मंत्रालय 


नई दिल्ली -110 001 , दिनांक 5 जुलाई 2021 


सं . 14016 / 04 / 2019 - यूटीएस- || —संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 11.06.2021 के पत्र सं . एफ 1/24 ( 3 ) / 2021 - एयूसी के 
तहत संसूचित वर्ष 2019-2021 की रिक्तियों के लिए डीपीसी की संस्तुतियों के फलस्वरूप , राष्ट्रपति राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली , अंडमान 
एवं निकोबार द्वीपसमूह , लक्षद्वीप , दमण एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली पुलिस सेवा ( दानिप्स ) के निम्नलिखित ( एन्ट्री ) ग्रेड अधिकारियों 
को सेवा के चयन ग्रेड में वेतन लेवल -11 के वेतनमान में तत्काल प्रभाव से नियमित आधार पर और नीचे तालिका के कॉलम 5 में उनके नाम के 
आगे इंगित तारीख से नोशनल आधार पर नियुक्त करते हैं : 


जन्म तिथि 


पैनल / रिक्ति वर्ष 


क्र . सं . | अधिकारी का नाम 

( सर्वश्री / श्री / श्रीमती ) 


नोशनल पदोन्नति की 
तारीख 


1 . 


जसबीर सिंह 


26.01.1983 


2020 


01.01.2020 


2 . 


संदीप 


02.02.1982 


2020 


01.01.2020 


3 . 


सौरभ चन्द्रा 


21.06.1982 


2020 


01.01.2020 


4 . 


नियती मित्तल 


24.06.1985 


2020 


01.01.2020 


5 . 


रजनीश 


27.10.1981 


2020 


01.01.2020 


6 . 


तनु शर्मा 


11.01.1983 


2020 


01.01.2020 


7 . 


उमा शंकर 


24.10.1979 


2020 


01.01.2020 


8 . 


हुकमा राम साई 


12.08.1979 


2020 


01.01.2020 


9 . 


रविकांत कुमार 


23.06.1979 


2020 


01.01.2020 


10 . 


अशोक कुमार 


22.11.1984 


2021 


01.01.2021 


11 . 


मनस्वी जैन 


05.11.1982 


2021 


01.01.2021 


12 . 


गौरव गुप्ता 


10.11.1981 


2021 


01.01.2021 


13 . 


मयंक बंसल 


20.04.1985 


2021 


01.01.2021 


14 
. 


विपुल अनिकांत 


26.11.1986 


2021 


01.01.2021 


15 . 


अवनीश कुमार 


31.08.1985 


2021 


01.01.2021 


16 . 


बलराम 


29.08.1984 


2021 


01.01.2021 


17 . 


24.01.1989 


2021 


01.01.2021 


मनीष कुमार ( SC ) 
डाभी आनन्द दिनेश भाई ( SC ) 


18 . 


08.05.1986 


2021 


01.01.2021 


19 . 


राम दुलेश मीणा ( ST ) 


03.07.1984 


2021 


01.01.2021 


2. तथापि , इस आदेश के प्रभावी होने से पहले , यह सुनिश्चित किया जाए कि अधिकारी सतर्कता की दृष्टि से सही हैं । 

3. यह पदोन्नति एसएलपी ( सी ) सं . 30621/2011 में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 26.09.2018 के निर्णय के 
अध्यधीन की जाती है । 

गौतम पालित , अवर सचिव 


सं . 14016 / 07 / 2019 - यूटीएस . || —संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उनके दिनांक 11.06.2021 के पत्र सं . एफ .1 / 24 ( 6 ) / 2020 - एयूसी 
के तहत संसूचित , रिक्ति वर्ष 2020 के संबंध में डीपीसी की सिफारिशों के परिणामस्वरूप , राष्ट्रपति , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली , अंडमान 
और निकोबार द्वीप समूह , लक्षद्वीप , दमण एवं दीव और दादरा एवं नगर हवेली सिविल सेवा ( दानिप्स ) के निम्नलिखित प्रशासनिक ग्रेड- || 


भाग I- खण्ड 2 ] 


भारत का राजपत्र , जुलाई 17 , 2021 ( आषाढ़ 26 , 1943 ) 


537 


अधिकारियों को सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड -1 में वेतन लेवल -13 के वेतनमान में नियमित आधार पर तत्काल प्रभाव से और नोशनल 
आधार पर कॉलम 5 में उनके नाम के सामने उल्लिखित तारीख से नियुक्त करते हैं : 


क्रम . सं . 


जन्मतिथि 


पैनल / रिक्त वर्ष 


नोशनल पदोन्नति की 

तारीख 


1 . 


09.04.1976 


2020 


01.01.2020 


अधिकारियों का नाम 
( श्री / सुश्री / श्रीमती ) 
राजेश गोयल 
विवेक कुमार त्रिपाठी 
शैलेन्द्र सिंह परिहार 
विश्वेन्द्र 


2 . 


25.09.1971 


2020 


01.01.2020 


3 . 


10.05.1977 


2020 


01.01.2020 


4 . 


27.05.1977 


2020 


01.01.2020 


5 . 


श्रवण बगारिया 


30.08.1976 


2020 


01.01.2020 


6 . 


के.सी. सुरेन्द्र 


10.02.1974 


2020 


01.01.2020 


2. तथापि , इस आदेश को लागू करने से पूर्व , यह सुनिश्चित किया जाए कि अधिकारी सतर्कता की दृष्टि से सही हैं । 

गौतम पालित , अवर सचिव 


सं . 14016 / 15 / 2020 - यूटीएस . || —संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उनके दिनांक 09.06.2021 के पत्र सं . एफ .1 / 24 ( 4 ) / 2021 - एयूसी 
के तहत संसूचित , रिक्ति वर्ष 2021 के संबंध में डीपीसी की सिफारिशों के परिणामस्वरूप , राष्ट्रपति , श्री अजय पाल सिंह ( जन्म तिथि - 
23.08.1962 ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली , अंडमान और निकोबार द्वीप समूह , लक्षद्वीप , दमण एवं दीव और दादरा एवं नगर हवेली पुलिस 
सेवा ( दानिप्स ) के चयन ग्रेड अधिकारी को नियमित आधार पर तत्काल प्रभाव से और नोशनल आधार पर दिनांक 01-01-2021 से वेतनमान 
में सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड- II में नियुक्त करते हैं । 

2. तथापि , इस आदेश को लागू करने से पूर्व , यह सुनिश्चित किया जाए कि अधिकारी सतर्कता की दृष्टि से सही हैं । 


गौतम पालित , अवर सचिव 


दिनांक 6 जुलाई 2021 
सं . 14016 / 05 / 2019 - यूटीएस- || —संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा डीपीसी की दिनांक 11.06.2021 के पत्र 
सं . 1/24 ( 2 ) / 2021 - एयूसी के तहत संस्तुतियों के फलस्वरूप , राष्ट्रपति राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली , अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह , 
लक्षद्वीप , दमण एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली सिविल सेवा ( दानिक्स ) के अधिकारी , श्री कुलदीप सिंह ठाकुर ( जन्म तिथि 
27.04.1968 ) को सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड- ।। अधिकारी के पद पर वेतन लेवल मैट्रिक्स -12 में दिनांक 24.07.2020 से 
वास्तविक / नियमित आधार पर और दिनांक 01.01.2020 से नोशनल आधार पर नियुक्त करते हैं । उन्हें दिनांक 24.07.2020 की अधिसूचना 
सं . 14016 / 05 / 2019 - यूटीसी- ।। में क्रम सं . 01 पर श्री कुलदीप सिंह से नीचे और क्रम सं . 02 पर श्री राजीव सिंह से ऊपर क्रम सं . 01 क पर 
रखा जाएगा । 

गौतम पालित , अवर सचिव 


कार्मिक , लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय 

( कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ) 


नई दिल्ली . दिनांक 22 मार्च 2021 


सं . 13017 / 39 / 2017 - अ.भा.से.- | —भारतीय प्रशासनिक सेवा ( संवर्ग ) नियमावली , 1954 के नियम 6 ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए तथा उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु राज्य सरकारों की सहमति से , केन्द्र सरकार सुश्री पिंकी जोवेल , आईएएस ( उत्तर प्रदेश : 2003 ) 
की उत्तर प्रदेश संवर्ग से तमिलनाडु संवर्ग में अंतर - संवर्गीय प्रतिनियुक्ति कार्यकाल को 24.05.2021 के पश्चात् दो वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने 
या अगले आदेशों तक , जो भी पहले हो , हेतु अनुमोदन प्रदान करती है । 


उदय भान सिंह , अवर सचिव 


538 


भारत का राजपत्र , जुलाई 17 , 2021 ( आषाढ़ 26 , 1943 ) 


[ भाग I- खण्ड 2 


दिनांक 30 मार्च 2021 


सं .13017 / 02 / 2016 - अ.भा.से.- | —भारतीय प्रशासनिक सेवा ( संवर्ग ) नियमावली , 1954 के नियम 6 ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए तथा असम - मेघालय और उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों की सहमति से , केन्द्र सरकार डॉ . ब्रह्म देव राम तिवारी , आईएएस ( असम 
मेघालय : 2006 ) की असम - मेघालय संवर्ग से उत्तर प्रदेश संवर्ग में अंतर - संवर्गीय प्रतिनियुक्ति कार्यकाल को 04.04.2021 के पश्चात् एक वर्ष की 
अवधि के लिए बढ़ाने या अगले आदेशों तक , जो भी पहले हो , हेतु अनुमोदन प्रदान करती है । 


उदय भान सिंह , अवर सचिव 


दिनांक 11 मई 2021 


सं .13017 / 28 / 20 15 - अ.भा.से.- | -भारतीय प्रशासनिक सेवा ( संवर्ग ) नियमावली , 1954 के नियम 6 ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए तथा त्रिपुरा और बिहार की राज्य सरकारों की सहमति से केन्द्र सरकार , अन्तर - संवर्गीय प्रतिनियुक्ति के 5 वर्ष पूर्ण होने के बाद , 
नियमों में ढील देते हुए , श्री अभिषेक सिंह , आईएएस ( त्रिपुरा : 2006 ) के त्रिपुरा संवर्ग से बिहार संवर्ग में अंतर - संवर्गीय प्रतिनियुक्ति कार्यकाल 
को 10.04.2021 के पश्चात् 6 माह की अवधि के लिए बढ़ाने हेतु एतदद्वारा अनुमोदन प्रदान करती है । 


उदय भान सिंह , अवर सचिव 


सं . - 13017 / 11 / 2021 - अ.भा.से.- | —भारतीय प्रशासनिक सेवा ( संवर्ग ) नियमावली , 1954 के नियम 5 के उप - नियम ( 2 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हिमाचल प्रदेश और गुजरात राज्य की सरकारों की सहमति से , केन्द्र सरकार श्री स्मित संतोष लोधा , 
आईएएस ( हिमाचल प्रदेश : 2019 ) को सुश्री विशाखा जैन , आईपीएस ( गुजरात : 2020 ) के साथ विवाह के आधार पर हिमाचल प्रदेश संवर्ग से 
गुजरात संवर्ग में एतदद्वारा स्थानांतरित करती है । 


उदय भान सिंह , अवर सचिव 


दिनांक 25 मई 2021 


सं .13017 / 42 / 2015 - अ.भा.से.- | —भारतीय प्रशासनिक सेवा ( संवर्ग ) नियमावली , 1954 के नियम 6 ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए तथा मणिपुर और बिहार की राज्य सरकारों की सहमति से केन्द्र सरकार श्री प्रदीप कुमार झा , आईएएस ( मणिपुर : 2006 ) की 
अन्तर - संवर्गीय प्रतिनियुक्ति की 5 वर्षीय अवधि पूर्ण होने के बाद नियमों में ढील देते हुए , मणिपुर संवर्ग से बिहार संवर्ग में उनकी अंतर - संवर्गीय 
प्रतिनियुक्ति की अवधि को 11.05.2021 के पश्चात् 6 माह की अवधि के लिए बढ़ाने हेतु एतदद्वारा अनुमोदन प्रदान करती है । 

उदय भान सिंह , अवर सचिव 


दिनांक 28 मई 2021 


सं .13017 / 26 / 2020 - अ.भा.से.- | -भारतीय प्रशासनिक सेवा ( संवर्ग ) नियमावली , 1954 के नियम 5 के उप - नियम ( 2 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कर्नाटक और मध्य प्रदेश राज्य की सरकारों की सहमति से , केन्द्र सरकार डॉ . नेहा जैन , आईएएस 
( कर्नाटक : 2018 ) को श्री प्रथम कौशिक , आईएएस ( मध्य प्रदेश : 2018 ) के साथ विवाह के आधार पर कर्नाटक संवर्ग से मध्य प्रदेश संवर्ग में 
एतद्दवारा स्थानांतरित करती है । 


उदय भान सिंह , अवर सचिव 


सं .13017 / 13 / 2021 - अ.भा.से.- | —भारतीय प्रशासनिक सेवा ( संवर्ग ) नियमावली , 1954 के नियम 5 के उप - नियम ( 2 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा आन्ध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य की सरकारों की सहमति से , केन्द्र सरकार सुश्री प्रतिष्ठा ममगैन , आईएएस 
( आन्ध्र प्रदेश : 2018 ) को श्री संबित मिश्रा , आईएएस ( छत्तीसगढ़ : 2018 ) के साथ विवाह के आधार पर आन्ध्र प्रदेश संवर्ग से छत्तीसगढ़ संवर्ग में 
एतद्दवारा स्थानांतरित करती है । 


उदय भान सिंह , अवर सचिव 


भाग -खण्ड 2 ] 


भारत का राजपत्र , जुलाई 17 , 2021 ( आषाढ़ 26 , 1943 ) 


539 


दिनांक 9 जून 2021 


सं .13017 / 17 / 2021 - अ.भा.से.- भारतीय प्रशासनिक सेवा ( संवर्ग ) नियमावली , 1954 के नियम 5 के उप - नियम ( 2 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा मणिपुर और कर्नाटक राज्य की सरकारों की सहमति से , केन्द्र सरकार श्री राहुल रत्नम पाण्डेय , आईएएस 
( मणिपुर : 2018 ) को सुश्री काव्या चतुर्वेदी , आईएफएस ( कर्नाटक : 2019 ) के साथ विवाह के आधार पर मणिपुर संवर्ग से कर्नाटक संवर्ग में 
एतद्दवारा स्थानांतरित करती है । 


उदय भान सिंह , अवर सचिव 


दिनांक 18 जून 2021 


सं .13017 / 22 / 2021 - अ.भा.से.- भारतीय प्रशासनिक सेवा ( संवर्ग ) नियमावली , 1954 के नियम 5 के उप - नियम ( 2 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कर्नाटक और झारखण्ड राज्य की सरकारों की सहमति से , केन्द्र सरकार श्री आलोक कुमार , आईएएस 
( कर्नाटक : 2019 ) को सुश्री सताब्दी मजूमदार , आईएएस ( झारखण्ड : 2020 ) के साथ विवाह के आधार पर कर्नाटक संवर्ग से झारखण्ड संवर्ग में 
एतद्दवारा स्थानांतरित करती है । 


उदय भान सिंह , अवर सचिव 


दिनांक 21 जून 2021 


सं . - 13017 / 07 / 2021 - अ.भा.से.- | —भारतीय प्रशासनिक सेवा ( संवर्ग ) नियमावली , 1954 के नियम 6 ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए तथा असम , मेघालय और गृह मंत्रालय की सहमति से , केन्द्र सरकार श्री सईद फखरुद्दीन हामिद , आईएएस ( असम 
मेघालय : 2017 ) की नीति में छूट देते हुए , संवर्ग में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि अथवा अगले आदेश तक , जो भी पहले हो , से 3 वर्षों की 
अवधि के लिए असम - मेघालय संवर्ग से जम्मू - कश्मीर संघ - राज्य क्षेत्र संवर्ग में अंतर - संवर्गीय प्रतिनियुक्ति हेतु अनुमोदन प्रदान करती है । 


उदय भान सिंह , अवर सचिव 


नई दिल्ली , दिनांक 24 मार्च 2021 


सं .13017 / 31 / 2017 - अ.भा.से.- भारतीय प्रशासनिक सेवा ( संवर्ग ) नियमावली , 1954 के नियम 6 ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए तथा छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों की सहमति से , केन्द्र सरकार श्रीमती श्रुति सिंह , आईएएस ( छत्तीसगढ़ : 2006 ) 
के छत्तीसगढ़ संवर्ग से उत्तर प्रदेश संवर्ग में अंतर - संवर्गीय प्रतिनियुक्ति कार्यकाल को 22.03.2021 के पश्चात् दो वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने 
या अगले आदेशों तक , जो भी पहले हो , हेतु अनुमोदन प्रदान करती है । 


पंकज गंगवार , अवर सचिव 


नई दिल्ली , दिनांक 30 जून 2021 


सं.टी -16017 / 48 / 2021 - आईगॉट . - राष्ट्रपति , कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 01.04.2021 के का.ज्ञा सं . 06 / 18 / 2021 
ईओ ( एसएम -1 ) के अनुपालन में श्री आदिल जैनुलभाई को क्षमता विकास आयोग ( सीबीसी ) में अध्यक्ष नियुक्त करते हैं । 

2. अध्यक्ष के रूप में श्री आदिल जैनुलभाई की नियुक्ति दिनांक 28.06.2021 के अपराह्न से 03 ( तीन ) वर्ष की अवधि अथवा अगले 
आदेशों , जो पहले हों , तक के लिए अंशकालिक आधार पर है और दिनांक 28.06.2021 के पत्र सं . टी -16017 / 48 / 2021 - आईगॉट के माध्यम से 
उन्हें भेजे गए अध्यक्ष और सदस्यों की सेवाओं की निबंधन और शर्तों के अध्यधीन है । श्री आदिल जैनुलभाई ने दिनांक 28.06.2021 के अपराह्न 
को पदभार ग्रहण किया । 


3. किसी अध्यक्ष अथवा सदस्य के निबंधन और शर्ते , जैसा भी मामला हो , जिनके संबंध में कोई व्यक्त प्रावधान नहीं किया गया है , इस 
प्रकार होंगी जैसी समान ग्रेड में समूह ' क ' का कोई पद धारण करने वाले केंद्र सरकार के किसी अधिकारी के लिए मान्य अथवा लागू होती हैं । 


मृत्युंजय सिंह , अवर सचिव 


540 


भारत का राजपत्र , जुलाई 17 , 2021 ( आषाढ़ 26 , 1943 ) 


[ भाग I- खण्ड 2 


सं.टी -16017 / 48 / 2021 - आईगॉट . - राष्ट्रपति , कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 01.04.2021 के का.ज्ञा . सं . 06 / 18 / 2021 
ईओ ( एसएम -1 ) के अनुपालन में श्री रामास्वामी बालसुब्रमण्यम को क्षमता विकास आयोग ( सीबीसी ) में सदस्य नियुक्त करते हैं । 

2. सदस्य के रूप में श्री रामास्वामी बालसुब्रमण्यम की नियुक्ति दिनांक 28.06.2021 के अपराह्न से 03 ( तीन ) वर्ष की अवधि अथवा 
अगले आदेशों , जो पहले हों , तक के लिए पूर्णकालिक आधार पर है और दिनांक 28.06.2021 के पत्र सं . टी -16017 / 48 / 2021 - आईगॉट के 
माध्यम से उन्हें भेजे गए अध्यक्ष और सदस्यों की सेवाओं के निबंधन और शर्तों के अध्यधीन है । श्री रामास्वामी बालसुब्रमण्यम ने दिनांक 
28.06.2021 के अपराह्न को पदभार ग्रहण किया । 

3. किसी अध्यक्ष अथवा सदस्य के निबंधन और शर्ते , जैसा मामला हो , जिनके संबंध में कोई व्यक्त प्रावधान नहीं किया गया है , इस 
प्रकार होंगी जैसी समान ग्रेड में समूह ' क ' का कोई पद धारण करने वाले केंद्र सरकार के किसी अधिकारी के लिए मान्य अथवा लागू होती हैं । 

मृत्युंजय सिंह , अवर सचिव 


दिनांक 2 जुलाई 2021 
सं . टी -16017 / 48 / 2021 - आईगॉट . - राष्ट्रपति , कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 01.04.2021 के का.ज्ञा . सं . 06 / 18 / 2021 
ईओ ( एसएम- । ) के अनुपालन में श्री प्रवीण परदेशी को क्षमता विकास आयोग ( सीबीसी ) में सदस्य नियुक्त करते हैं । 

2. सदस्य के रूप में श्री प्रवीण परदेशी की नियुक्ति दिनांक 01.07.2021 के पूर्वाह्न से 03 ( तीन ) वर्ष की अवधि अथवा अगले 
आदेशों , जो पहले हों , तक के लिए पूर्णकालिक आधार पर है और दिनांक 28.06.2021 के पत्र सं.टी -16017 / 48 / 2021 - आईगॉट के माध्यम से 
उन्हें भेजे गए अध्यक्ष और सदस्यों की सेवाओं के निबंधन और शर्तों के अध्यधीन है । श्री प्रवीण परदेशी ने दिनांक 01.07.2021 के पूर्वाह्न को 
पदभार ग्रहण किया । 

3. किसी अध्यक्ष अथवा सदस्य के निबंधन और शर्ते , जैसा मामला हो , जिनके संबंध में कोई व्यक्त प्रावधान नहीं किया गया है , इस 
प्रकार होंगी जैसी समान ग्रेड में समूह ' क ' का कोई पद धारण करने वाले केंद्र सरकार के किसी अधिकारी के लिए मान्य अथवा लागू होती हैं । 

मृत्युंजय सिंह , अवर सचिव 


विदेश मंत्रालय 


[ उप प्रोतोकॉल प्रमुख ( एफ ) का कार्यालय ] 

नई दिल्ली , दिनांक 28 जून 2021 
सं . डी ||| / 460 / सी एफ -14 / 2018 भारत के राष्ट्रपति कोलकाता में तंज़ानिया संयुक्त गणराज्य के मानद कोंसल के रूप में श्री प्रदीप 
कुमार सिंघानिया की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मान्यता प्रदान करते हैं । 
श्री प्रदीप कुमार सिंघानिया के कोंसली क्षेत्राधिकार में कोलकाता शहर होगा , जिसका केंद्र कोलकाता होगा । 

अविनाश कुमार सिंह , उप प्रोतोकॉल प्रमुख ( एफ ) 


दिनांक 2 जुलाई 2021 
सं . डी ||| / 460 / सी एफ -24 / 2020 — भारत के राष्ट्रपति बेंगलुरु में वियतनाम समाजवादी गणराज्य के मानद कोंसल के रूप में श्री 
नामा सुब्बय्या शेट्टी श्रीनिवासा मूर्ती की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मान्यता प्रदान करते हैं । 
श्री नामा सुब्बय्या शेट्टी श्रीनिवासा मूर्ती के कोंसली क्षेत्राधिकार में कर्नाटक राज्य होगा , जिसका केंद्र बेंगलुरु होगा । 

अविनाश कुमार सिंह , उप प्रोतोकॉल प्रमुख ( एफ ) 


स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 

नई दिल्ली- 110011 , दिनांक 21 जून 2021 
सं . ए . 12025 / 97 / 2019- सीएचएस - 1 - राष्ट्रपति , संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ . नेहा गुप्ता को दिनांक 09 
सितम्बर , 2019 के अपराहन से आगामी आदेशों तक पी बी -3 के वेतनमान [ 15600-39100 रुपए + 5400 / - रुपए ग्रेड वेतन ] ( पूर्व 
संशोधित ) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं । डॉ ॰ नेहा गुप्ता को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य 
योजना , लखनऊ के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है । वह दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेंगी । 

के . वेंकटेसन , अवर सचिव 


भाग -खण्ड 2 ] 


भारत का राजपत्र , जुलाई 17 , 2021 ( आषाढ़ 26 , 1943 ) 


541 


दिनांक 24 जून 2021 
सं . ए . 12025 / 141 / 2020- सीएचएस - 1 - राष्ट्रपति , संघ लोक सेवा आयोग की सिफ़ारिशों पर डॉ . नेहा भगत को दिनांक 
20 अगस्त 2020 के पूर्वाहन से आगामी आदेशों तक पीबी -3 के वेतनमान [ 15600-39100 रुपए + 5400 / - रुपए ग्रेड वेतन ] ( पूर्व 
संश त ) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं । डॉ . नेहा भगत को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य 
योजना , दिल्ली के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है । वह दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेंगी । 

के . वेंकटेसन , अवर सचिव 


; 


दिनांक 25 जून 2021 
सं . ए . 12025 / 99 / 2019- सीएचएस -1 राष्ट्रपति , संघ लोक सेवा आयोग की सिफ़ारिशों पर डॉ . अरविंद आर . को दिनांक 
22 नवम्बर 2019 के पूर्वाहन से आगामी आदेशों तक पीबी -3 के वेतनमान [ 15600-39100 रुपए + 5400 / - रूपए ग्रेड वेतन ] ( पूर्व 
संशोधित ) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं । डॉ . अरविंद आर . को केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण एवं 
अनुसंधान संस्थान , चेंगलपट्ट के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है । वह दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे । 

के . वेंकटेसन , अवर सचिव 


सं . ए . 12025/109/2020 सीएचएस - 1 - राष्ट्रपति , संघ लोक सेवा आयोग की सिफ़ारिशों पर डॉ . मुथ्यला उपेंद्र को दिनांक 
28 अगस्त , 2020 के पूर्वाहन से आगामी आदेशों तक पीबी -3 के वेतनमान [ 15600-39100 रुपए + 5400 / - रूपए ग्रेड वेतन ] ( पूर्व 
संशोधित ) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं । डॉ ॰ मुथ्यला उपेंद्र को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य 
योजना , कानपुर के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है । वह दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे । 

के . वेंकटेसन , अवर सचिव 


सं . ए . 12025/37/2020 सीएचएस - 1 - राष्ट्रपति , संघ लोक सेवा आयोग की सिफ़ारिशों पर डॉ . अनुराधा सिंह को दिनांक 
01 सितम्बर , 2020 के पूर्वाहन से आगामी आदेशों तक पीबी -3 के वेतनमान [ 15600-39100 रुपए + 5400 / - रुपए ग्रेड बेतन ] ( पूर्व 
संशोधित ) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं । डॉ अनुराधा सिंह को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य 
योजना , कानपुर के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है । वह दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेंगी । 

के . वेंकटेसन , अवर सचिव 


कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय 
( कृषि , सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग ) 

नई दिल्ली , दिनांक 9 जुलाई 2021 
सं . 32011 / 1 / 2020 - E . || — विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पर इस विभाग के श्री अनिल 
कुमार कलश्यान , आर्थिक अन्वेषक को नियमित पदोन्नति के आधार पर वेतन मैट्रिक्स के लेवल 7 में कृषि , सहकारिता एवं किसान कल्याण 
विभाग में आर्थिक अधिकारी ( सामान्य केन्द्रीय सेवा , समूह ' ख ' राजपत्रित , अलिपिकवर्गीय ) के पद पर दिनांक 08.07.2021 ( पूर्वाह्न ) से 
पदोन्नत किया जाता है । 

यू.के.साह , अवर सचिव 


मत्स्यपालन , पशुपालन और डेयरी मंत्रालय 

( मत्स्यपालन विभाग ) 

नई दिल्ली , दिनांक 1 जुलाई 2021 
सं . 3-38 / 2018 - प्रशासन- v— संघ लोक सेवा आयोग के दिनांक 02-11-2020 के पत्र सं .3 / 35 ( 9 ) /2020-ए.डी.टी.-2 की सिफारिशों 
और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन सिफारिशों को स्वीकार किए जाने के परिणाम स्वरूप , राष्ट्रपति श्री के.एल. मधु , स्किपर , भारतीय मात्स्यिकी 
सर्वेक्षण , की नियुक्ति दिनांक 04 जनवरी , 2021 ( पूर्वाह्न ) से तीन वर्ष की अवधि या अगले आदेश के होने तक , जो भी पहले हो , के लिए 
प्रतिनियुक्ति के आधार पर मत्स्यपालन विभाग , मत्स्यपालन , पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सिफनेट इकाई , चेन्नै में वेतन 
मैट्रिक्स के स्तर 11 ( 56100-177500 / - रुपये ) में मुख्य अनुदेशक ( सीमैनशिप तथा नेवीगेशन ) के पद पर करते हैं । उनकी प्रतिनियुक्ति की 
अवधि कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17-06-2010 के का.ज्ञा.सं .6 / 8 / 2009 - स्था . ( वेतन- II ) के अनुसार नियंत्रित होगी । 

योगेन्द्र कुमार , अवर सचिव 


542 


भारत का राजपत्र , जुलाई 17 , 2021 ( आषाढ़ 26 , 1943 ) 


[ भाग I- खण्ड 2 


शिक्षा मंत्रालय 
( स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ) 

नई दिल्ली , दिनांक 12 जुलाई 2021 
सं . 19-6 / 2011 - एई ( भाग -3 ) श्री षष्ठी बल्लभ जोशी , निदेशक , प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय , स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग , शिक्षा 
मंत्रालय द्वारा अपने मूल संवर्ग में समयपूर्व प्रत्यावर्तन हेतु किए गए अनुरोध के आधार पर इस मंत्रालय के दिनांक 01.07.2021 के नोट 
सं.19-6 / 2011 - एई ( भाग -3 ) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदान किए गए अनुमोदन के फलस्वरूप उन्हें दिनांक 12 जुलाई 2021 ( अपराह्न ) 
से कार्यमुक्त किया जाता है । 

शाह फैज अहमद , अवर सचिव 


रेल मंत्रालय 

( रेलवे बोर्ड ) 

नई दिल्ली , दिनांक 30 जून 2021 
सं . ईआरबी -1 / 2021 / 3 / 1 रेलवे बोर्ड कंप्यूटर संवर्ग के निम्नलिखित सहायक प्रोग्रामर को उसके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से 
प्रोग्रामर के ग्रेड पर तदर्थ आधार पर वेतन मैट्रिक्स में लेवल -8 में पदोन्नत किया गया है : 
अधिकारियों के नाम ( श्री ) 

कार्यभार ग्रहन करने की तारीख 
रामेन्द्र कुमार सिन्हा 

10.06.2021 ( पूर्वाह्न ) 

सुशांत कुमार मिश्रा , सचिव 


सं . ईआरबी -1 / 2021 / 3 / 1 रेलवे बोर्ड कंप्यूटर संवर्ग के निम्नलिखित सहायक प्रोग्रामर को उसके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से 
प्रोग्रामर के ग्रेड पर नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स में लेवल -8 में पदोन्नत किया गया है : 


अधिकारियों के नाम ( श्रीमती ) 
मैरी ज्योत्सना खलखो 


कार्यभार ग्रहन करने की तारीख 
10.06.2021 ( पूर्वाह्न ) 


सुशांत कुमार मिश्रा , सचिव 


बंदरगाह , पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय 


नई दिल्ली . दिनांक 27 मई 2021 


1 


सं . एलएच -32013 / 1 / 2019 - एस.एल.- राष्ट्रपति जी , श्री पी जे नखवा , कार्यकारी अधिकारी को 03 मई , 2021 से वेतन मेट्रिक्स 
लेवल 11 के रुपए 67700-208700 / - { वेतन बैंड - 3 , रुपए 15600-39100 + रुपए 6600 / - की ग्रेड वेतन सहित ( पूर्व संशोधित ) } में 
दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय में प्रशासन अधिकारी के पद पर प्रोन्नत करते हैं । 


लुकास एल कामसुआन , संयुक्त सचिव 


PART I - SEC . 2 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , JULY 17 , 2021 ( ASADHA 26 , 1943 ) 


543 


RAJYA SABHA SECRETARIAT 


New Delhi - 110001 , the 5th July 2021 
No. RS.42 / 8 / 2019 / 72 - Perl Sec - RSS — The Hon'ble Chairman , Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Soorya 
Kant Sharma , Deputy Inspector General ( IRLA No. 18735604 ) , Border Security Force , as Director ( Security ) in Level - 13A 
in the Pay Matrix in the Rajya Sabha Secretariat on deputation basis for a period of three years , or until further orders , 
whichever is earlier . 


2. Shri Soorya Kant Sharma has assumed the charge of Office of Director ( Security ) in the Rajya Sabha Secretariat 
in the forenoon of 05th July 2021 . 

K. SUDHAKARAN , Director 


New Delhi - 110001 , the 4th June 2021 


No. RS / 12 / 19 / 2021 / Estt . ( G ) —Smt . Vijay Laxmi Sharma , Deputy Director ( Security ) passed away on the 
9th May , 2021 . 


NARENDRA KUMAR , Additional Director 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 


New Delhi - 110 001 , the 5th July 2021 
No. 14016 / 04 / 2019 - UTS - II — Consequent upon the recommendations of the DPC against the vacancy year 2019-2021 
conveyed by the UPSC , vide letter No. F. 1/24 ( 3 ) / 2021 - AUC dated 11.06.2021 , the President is pleased to appoint the 
following Entry Grade officer of NCT of Delhi , Andaman & Nicobar Islands , Lakshadweep , Daman & Diu and Dadra & 
Nagar Haveli Police Service ( DANIPS ) to Selection Grade of the Service in the pay scale of Pay Level -11 on regular basis 
with immediate effect and on notional basis from the date indicated against their name in column 5 of below table : 


S. No. 


Name of the officers 

( S / Sh . / Smt ) 


Date of Birth 


Panel / 
Vacancy Year 

( 4 ) 


Date for Notional 

Promotion 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


1 . 


Jasbir Singh 


26.01.1983 


2020 


01.01.2020 


2 . 


Sandeep 


02.02.1982 


2020 


01.01.2020 


3 . 


Saurabh Chandra 


21.06.1982 


2020 


01.01.2020 


4 . 


24.06.1985 


2020 


01.01.2020 


5 . 


Niyati Mittal 
Rajnish 
Tanu Sharma 


27.10.1981 


2020 


01.01.2020 


6 . 


11.01.1983 


2020 


01.01.2020 


7 . 


Uma Shankar 


24.10.1979 


2020 


01.01.2020 


8 . 


12.08.1979 


2020 


01.01.2020 


Hukama Ram Sai 
Ravikant Kumar 


9 . 


23.06.1979 


2020 


01.01.2020 


10 . 


Ashok Kumar 


22.11.1984 


2021 


01.01.2021 


11 . 


Manasvi Jain 


05.11.1982 


2021 


01.01.2021 


12 . 


Gaurav Gupta 


10.11.1981 


2021 


01.01.2021 


13 . 


20.04.1985 


2021 


01.01.2021 


Mayank Bansal 
Vipul Anekant 


14 . 


26.11.1986 


2021 


01.01.2021 


15 . 


Avnish Kumar 


31.08.1985 


2021 


01.01.2021 


16 . 


Balram 


29.08.1984 


2021 


01.01.2021 


17 . 


Manish Kumar ( SC ) 


24.01.1989 


2021 


01.01.2021 


544 


THE GAZETTE OF INDIA , JULY 17 , 2021 ( ASADHA 26 , 1943 ) 


[ PART I - SEC . 2 


( 1 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


18 . 


( 2 ) 
Dabhi Anand Dinesh Bhai ( SC ) 
Ram Dulesh Meena ( ST ) 


08.05.1986 


2021 


01.01.2021 


19 . 


03.07.1984 


2021 


01.01.2021 


2. However , before effecting this order , it may be ensured that the officers are clear from vigilance angle . 

3. This promotion is subject to the outcome of the judgement dated 26.09.2018 of the Hon'ble Supreme Court in 
SLP ( c ) No. 30621/2011 . 


GOUTAM PALIT , Under Secretary 


No. 14016 / 07 / 2019 - UTS.II — Consequent upon the recommendations of the DPC against the vacancy year 2019 and 
2020 conveyed by the UPSC , vide letter No. F.1 / 24 ( 6 ) / 2020 - AUC dated 11.06.2021 , the President is pleased to appoint the 
following Junior Administrative Grade - II officers of NCT of Delhi , Andaman & Nicobar Islands , Lakshadweep , Daman & 
Diu and Dadra & Nagar Haveli Civil Service ( DANICS ) to Junior Administrative Grade - I of the Service in the pay scale of 
Pay Level -13 with immediate effect on regular basis and with effect from the date indicated against their name in Column 5 
on notional basis : 


Si . 
No. 


Name of the officers ( S / Sh . / Smt ) 


Date of Birth 


Panel / 
Vacancy Year 


Date for Notional 

Promotion 


1 . 


09.04.1976 


2020 


01.01.2020 


2 . 


Rajesh Goyal 
Vivek Kumar Tripathi 
Shailendra Singh Parihar 


25.09.1971 


2020 


01.01.2020 


3 . 


10.05.1977 


2020 


01.01.2020 


4 . 


Vishwendra 


27.05.1977 


2020 


01.01.2020 


5 . 


Sravan Bagaria 


30.08.1976 


2020 


01.01.2020 


6 . 


K.C. Surender 


10.02.1974 


2020 


01.01.2020 


2. However , before effecting this order , it may be ensured that the officers are clear from vigilance angle . 


GOUTAM PALIT , Under Secretary 


No. 14016 / 15 / 2020 - UTS.II — Consequent upon the recommendations of the DPC against the vacancy year 2021 
conveyed by the UPSC , vide letter No. F.1 / 24 ( 4 ) / 2021 - AUC dated 09.06.2021 , the President is pleased to appoint Shri Ajay 
Pal Singh ( D.O.B. - 23.08.1962 ) , Selection Grade officer of NCT of Delhi , Andaman & Nicobar Islands , Lakshadweep , 
Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli Police Service ( DAN1PS ) to the Junior Administrative Grade - II of the Service , in 
the pay scale of Pay Level -12 with immediate effect on regular basis and with effect from 01.01.2021 on notional basis . 


2. However , before effecting this order , it may be ensured that the officer is clear from vigilance angle . 


GOUTAM PALIT , Under Secretary 


The 6th July 2021 


No. 14016 / 05 / 2019 - UTS - II — Consequent to the recommendations of the Review DPC convened by the UPSC vide 
letter No. 1/24 ( 2 ) / 2021 - AUC dated 11.06.2021 , the President is pleased to appoint Shri Kuldip Singh Thakur 
( D.O.B - 27.04.1968 ) , Officer of NCT of Delhi , Andaman & Nicobar Islands , Lakshadweep , Daman & Diu and Dadra Nagar 
Haveli Civil Services ( DANICS ) to Junior Administrative Grade - II Officer of Service in Pay Level Matrix - 12 with effect 
from 24.07.2020 on actual / regular basis and with effect from 01.01.2020 on notional basis . He will be placed at Sl . No. 1A 
below Shri Kuldeep Singh at Sl . No. 1 and above Shri Rajeev Singh at Sl . No. 2 in the Notification No. 14016 / 05 / 2019 - UTS 
II dated 24.07.2020 . 


GOUTAM PALIT , Under Secretary 


PART I - SEC . 2 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , JULY 17 , 2021 ( ASADHA 26 , 1943 ) 


545 


MINISTRY OF PERSONNEL , PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS 

( DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING ) 


New Delhi , the 22nd March 2021 


No. 13017 / 39 / 2017 - AIS - I — In exercise of the powers conferred by Rule 6 ( 1 ) of the Indian Administrative Service 
( Cadre ) Rules , 1954 and with the concurrence of the State Governments of Uttar Pradesh and Tamil Nadu , the Central 
Government hereby accords approval for extension of inter cadre deputation tenure of Ms. Pinky Jowel , IAS ( UP : 2003 ) from 
Uttar Pradesh cadre to Tamil Nadu cadre on personal grounds for a period of two years beyond 24.05.2021 or until further 
orders , whichever is earlier . 


UDAI BHAN SINGH , Under Secretary 


The 30th March 2021 


No. 13017 / 02 / 2016 - AIS - I — In exercise of the powers conferred by Rule 6 ( 1 ) of the Indian Administrative Service 
( Cadre ) Rules , 1954 and with the concurrence of the State Governments of Assam , Meghalaya and Uttar Pradesh , the Central 
Government hereby accords approval for extension of inter cadre deputation tenure of Dr. Brahma Deo Ram Tiwari , IAS 
( AM : 2006 ) from Assam - Meghalaya cadre to Uttar Pradesh cadre for a further period of one year beyond 04.04.2021 or until 
further orders , whichever is earlier . 


UDAI BHAN SINGH , Under Secretary 


The 11th May 2021 
No. 13017 / 28 / 2015 - AIS - I — In exercise of the powers conferred by Rule 6 ( 1 ) of the Indian Administrative Service 
( Cadre ) Rules , 1954 and with the concurrence of the State Governments of Tripura and Bihar , the Central Government 
hereby accords approval for extension of inter cadre deputation tenure of Shri Abhishek Singh , IAS ( TR : 2006 ) from Tripura 
cadre to Bihar cadre for a period of six months beyond 10.04.2021 after completion of five years of Inter Cadre Deputation , 
in relaxation of the policy . 

UDAI BHAN SINGH , Under Secretary 


No. 13017 / 11 / 2021 - AIS - I — In exercise of the powers conferred by sub - rule ( 2 ) of Rule 5 of the Indian 
Administrative Service ( Cadre ) Rules , 1954 and with the concurrence of the State Governments of Himachal Pradesh and 
Gujarat , the Central Government hereby transfers Shri Smit Santosh Lodha , IAS ( HP : 2019 ) from Himachal Pradesh cadre to 
Gujarat cadre on grounds of marriage to Ms. Bishakha Jain , IPS ( GJ : 2020 ) . 


UDAI BHAN SINGH , Under Secretary 


The 25th May 2021 
No. 13017 / 42 / 2015 - AIS - I — In exercise of the powers conferred by Rule 6 ( 1 ) of the Indian Administrative Service 
( Cadre ) Rules , 1954 and with the concurrence of the State Governments of Manipur and Bihar , the Central Government 
hereby accords approval for extension of tenure of inter cadre deputation in respect of Shri Pradeep Kumar Jha , IAS 
( MN : 2006 ) from Manipur cadre to Bihar cadre for a period of six months beyond 11.05.2021 after completion of five years 
on Inter Cadre Deputation , in relaxation of the policy . 

UDAI BHAN SINGH , Under Secretary 


The 28th May 2021 
No. 13017 / 26 / 2020 - AIS - I — In exercise of the powers conferred by sub - rule ( 2 ) of Rule 5 of the Indian , 
Administrative Service ( Cadre ) Rules , 1954 and with the concurrence of the State Governments of Karnataka and Madhya 
Pradesh , the Central Government hereby transfers Dr. Neha Jain , IAS ( KN : 2018 ) from Karnataka cadre to Madhya Pradesh 
cadre on the grounds of marriage to Shri Pratham Kaushik , IAS ( MP : 2018 ) . 

UDAI BHAN SINGH , Under Secretary 


546 


THE GAZETTE OF INDIA , JULY 17 , 2021 ( ASADHA 26 , 1943 ) 


[ PART I — SEC . 2 


No. 13017 / 13 / 2021 - AIS - I — In exercise of the ower conferred by sub - rule ( 2 ) of Rule 5 of the Indian Administrative 
Service ( Cadre ) Rules , 1954 and with the concurrence of the State Governments of Andhra Pradesh and Chhattisgarh , the 
Central Government hereby transfers Ms. Pratishtha Mamgain , IAS ( AP : 2018 ) from Andhra Pradesh cadre to Chhattisgarh 
cadre on the grounds of marriage to Shri Sambit Mishra , IAS ( CG 2018 ) . 

UDAI BHAN SINGH , Under Secretary 


The 9th June 2021 


No.13017 / 17 / 2021 - AIS - I — In exercise of the powers conferred by sub - rule ( 2 ) of Rule 5 of the Indian 
Administrative Service ( Cadre ) Rules , 1954 and with the concurrence of the State Governments of Manipur and Karnataka , 
the Central Government hereby transfers Shri Rahul Ratnam Pandey , IAS ( MN : 2018 ) from Manipur cadre to Karnataka 
cadre on grounds of marriage to Ms. Kavya Chaturvedi , IFS ( KN : 2019 ) . 

UDAI BHAN SINGH , Under Secretary 


The 18th June 2021 


No.13017 / 22 / 2021 - AIS - I — In exercise of the powers conferred by sub - rule ( 2 ) of Rule 5 of the Indian 
Administrative Service ( Cadre ) Rules , 1954 and with the concurrence of the State Governments of Karnataka and Jharkhand , 
the Central Government hereby transfers Shri Alok Kumar , IAS ( KN : 2019 ) from Karnataka cadre to Jharkhand cadre on 
grounds of marriage to Ms. Satabdi Mazumder , IAS ( JH : 2020 ) . 

UDAI BHAN SINGH , Under Secretary 


The 21st June 2021 


No.13017 / 07 / 2021 - AIS - I — In exercise of the powers conferred by Rule 6 ( 1 ) of the Indian Administrative Service 
( Cadre ) Rules , 1954 and with the concurrence of the State Governments of Assam , Meghalaya and the Ministry of Home 
Affairs , the Central Government hereby accords approval for inter cadre deputation of Shri Syeed Fakhrudin Hamid , IAS 
( AM : 2017 ) from Assam - Meghalaya cadre to Union Territory of Jammu & Kashmir for a period of three years in relaxation 
of the policy from the date of assumption of charge in the cadre or until further orders , whichever is earlier . 

UDAI BHAN SINGH , Under Secretary 


New Delhi , the 24th March 2021 


No.13017 / 31 / 2017 - AIS - I — In exercise of the powers conferred by Rule 6 ( 1 ) of the Indian Administrative Service 
( Cadre ) Rules , 1954 and with the concurrence of the State Governments of Chhattisgarh and Uttar Pradesh , the Central 
Government hereby accords approval for extension of Inter cadre deputation tenure of Smt . Shruti Singh , IAS ( CG : 2006 ) 
from Chhattisgarh cadre to Uttar Pradesh cadre on personal grounds for a period of two years beyond 22.03.2021 or until 
further orders , whichever is earlier . 


PANKAJ GANGWAR , Under Secretary 


New Delhi , the 30th June 2021 


No. T - 16017 / 48 / 2021 - iGOT — The President is pleased to appoint Shri Adil Zainulbhai as Chairman in the 
Capacity Building Commission ( CBC ) in pursuance of DoP & T's O.M. No. 06 / 18 / 2021 - EO ( SM - I ) dated 01.04.2021 . 

2. The appointment of Shri Adil Zainulbhai as Chairman is on Part - time basis for a period of 03 ( Three ) years 
w.e.f the afternoon of 28.06.2021 or until further orders , whichever is earlier and is subject to the Terms and Conditions of 
Services of Chairperson and Members sent to him vide letter No. T - 16017 / 48 / 2021 - iGOT dated 28.06.2021 . Shri Adil 
Zainulbhai assumed charge on Afternoon of 28.06.2021 . 

3. The terms and conditions of a Chairperson or Member , as the case may be , with respect to which no express 
provision has been made shall be such as are admissible or applicable to a Central Government officer holding a Group A 
post in the same grade . 


MRITUNJAY SINGH , Under Secretary 


PART 1 - SEC . 2 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , JULY 17 , 2021 ( ASADHA 26 , 1943 ) 


547 


No. T - 16017 / 48 / 2021 - GOT - The President is pleased to appoint Shri Ramaswami Balasubramaniam as 
Member in the Capacity Building Commission ( CBC ) in pursuance of DoP & T's O.M. No. 06 / 18 / 2021 - EO ( SM - I ) 
dated 01.04.2021 . 


2. The appointment of Shri Ramaswami Balasubramaniam as Member is on Whole - time basis for a period of 
03 ( Three ) years w.e.f the afternoon of 28.06.2021 or until further orders , whichever is earlier and is subject to the Terms 
and Conditions of Services of Chairperson and Members sent to him vide letter No. T - 16017 / 48 / 2021 - iGOT dated 
28.06.2021 . Shri Ramaswami Balasubramaniam assumed charge on afternoon of 28.06.2021 . 

3. The terms and conditions of a Chairperson or Member , as the case may be , with respect to which no express 
provision has been made shall be such as are admissible or applicable to a Central Government officer holding a Group A 
post in the same grade . 

MRITUNJAY SINGH , Under Secretary 


The 2nd July 2021 
No. T - 16017 / 48 / 2021 - iGOT — The President is pleased to appoint Shri Praveen Pardeshi as Member in the 
Capacity Building Commission ( CBC ) in pursuance of DoP & T's O.M. No. 06 / 18 / 2021 - EO ( SM - I ) dated 01.04.2021 . 

2. The appointment of Shri Praveen Pardeshi as Member is on Whole - time basis for a period of 03 ( Three ) years 
w.e.f the forenoon of 01.07.2021 or until further orders , whichever is earlier and is subject to the Terms and Conditions of 
Services of Chairperson and Members sent to him vide letter No. T - 16017 / 48 / 2021 - iGOT dated 28.06.2021 . 
Shri Praveen Pardeshi assumed charge on Forenoon of 01.07.2021 

3. The terms and conditions of a Chairperson or Member , as the case may be , with respect to which no express 
provision has been made shall be such as are admissible or applicable to a Central Government officer holding a Group A 
post in the same grade . 

MRITUNJAY SINGH , Under Secretary 


MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS 
[ OFFICE OF DEPUTY CHIEF OF PROTOCOL ( F ) ] 


New Delhi , the 28th June 2021 


No. DIII / 460 / CF - 14 / 2018 — The President of India is pleased to recognize the appointment of Mr. Pradeep Kumar 
Singhania as the Honorary Consul of the United Republic of Tanzania in Kolkata with immediate effect . 
The consular jurisdiction of Mr. Pradeep Kumar Singhania comprises the city of Kolkata with the seat in Kolkata . 

AVINASH KUMAR SINGH , Deputy Chief of Protocol ( F ) 


The 2nd July 2021 
No. DIII / 460 / CF - 24 / 2020 — The President of India is pleased to recognize the appointment of Mr. Nama Subbiah 
Setty Srinivasa Murthy as the Honorary Consul of the Socialist Republic of Vietnam in Bengaluru with immediate effect . 

The consular jurisdiction of Mr. Nama Subbiah Setty Srinivasa Murthy comprises the State of Karnataka with the 
seat in Bengaluru . 

AVINASH KUMAR SINGH , Deputy Chief of Protocol ( F ) 


MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 


New Delhi - 110011 , the 21st June 2021 
No. A. 12025 / 97 / 2019 - CHS - I — On the recommendation of the Union Public Service Commission , the President is 
pleased to appoint Dr. Neha Gupta to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay PB - 3 
[ Rs . 15600-39100 + Grade Pay Rs . 5400 ] ( pre - revised ) in a temporary capacity with effect from the afternoon of 
9th September , 2019 until further orders . Dr. Neha Gupta is posted as Medical Officer under CGHS Lucknow . She will be on 
probation for a period of two years . 


K. VENKATESAN , Under Secretary 


548 


THE GAZETTE OF INDIA , JULY 17 , 2021 ( ASADHA 26 , 1943 ) 


[ PART I - SEC . 2 


The 24th June 2021 


No. A. 12025 / 141 / 2020 - CHS - I — On the recommendation of the Union Public Service Commission , the President is 
pleased to appoint Dr. Neha Bhagat to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay PB - 3 
[ Rs . 15600-39100 + Grade Pay Rs . 5400 ] ( pre - revised ) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 20th August , 
2020 until further orders . Dr. Neha Bhagat is posted as Medical Officer under CGHS Delhi . She will be on probation for a 
period of two years . 

K.VENKATESAN , Under Secretary 


The 25th June 2021 


No. A. 12025 / 99 / 2019 - CHS - I — On the recommendation of the Union Public Service Commission , the President is 
pleased to appoint Dr. Arvind R. to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay PB - 3 
[ Rs . 15600-39100 + Grade Pay Rs . 5400 ] ( pre - revised ) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 22nd 
November , 2019 until further orders . Dr. Arvind R. is posted as Medical Officer under CLT & RI , Chengalpattu . He will be on 
probation for a period of two years . 

K.VENKATESAN , Under Secretary 


No. A. 12025 / 109 / 2020 - CHS - I — On the recommendation of the Union Public Service Commission , the President is 
pleased to appoint Dr. Muthyala Upendra to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of 
pay PB - 3 [ Rs . 15600-39100 + Grade Pay Rs . 5400 ] ( pre - revised ) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 
28th August , 2020 until further orders . Dr. Muthyala Upendra is posted as Medical Officer under Central Government Health 
Scheme , Kanpur . He will be on probation for a period of two years . 

K.VENKATESAN , Under Secretary 


No. A. 12025 / 37 / 2020 - CHS - I — On the recommendation of the Union Public Service Commission , the President is 
pleased to appoint Dr. Anuradha Singh to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay PB - 3 
[ Rs . 15600-39100 + Grade Pay Rs . 5400 ] ( pre - revised ) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 
1st September , 2020 until further orders . Dr. Anuradha Singh is posted as Medical Officer under Central Government Health 
Scheme , Kanpur . She will be on probation for a period of two years . 

K.VENKATESAN , Under Secretary 


MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE 
( DEPARTMENT OF AGRICULTURE , COOPERATION AND FARMERS WELFARE ) 

New Delhi , the 9th July 2021 
No. 32011 / 1 / 2020 - E.II — On the recommendation of the Departmental Promotion Committee and with the approval 
of Competent Authority , Shri Anil Kumar Kalshyan , Economic Investigator is promoted to the post of Economic Officer 
( General Central Service , Group ' B ' Gazetted , Non - Ministerial ) in the Department of Agriculture , Cooperation and Farmers 
Welfare in Pay Level 7 of the pay matrix on regular promotion basis w.e.f. the forenoon of 8th July , 2021 . 

UK SAH , Under Secretary 


MINISTRY OF FISHERIES , ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING 

( DEPARTMENT OF FISHERIES ) 

New Delhi , the 1st July 2021 
No. 3-38 / 2018 - Admn V — Consequent upon the recommendations of the UPSC vide letter No.3 / 35 ( 9 ) / 2020 - ADT - 2 
dated 02.11.2020 and acceptance thereof by the Competent Authority , the President is pleased to appoint Shri K.L. Madhu , 
Skipper , Fishery Survey of India to the post of Chief Instructor ( Seamanship and Navigation ) in Level - 11 of Pay Matrix 
( Rs . 56100-177500 ) at CIFNET Unit , Chennai under the Department of Fisheries , Ministry of Fisheries , Animal Husbandry 
& Dairying w.e.f. 4th January , 2021 ( Forenoon ) on deputation basis for three years or till further orders , whichever is earlier . 
His deputation term will be governed as per DoPT's OM No. 6 / 8 / 2009 - Estt ( Pay - II ) dated 17.06.2010 . 

YOGINDER KUMAR , Under Secretary 


PART I - SEC . 2 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , JULY 17 , 2021 ( ASADHA 26 , 1943 ) 


549 


MINISTRY OF EDUCATION 
( DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION & LITERACY ) 


New Delhi , the 12th July 2021 
No. 19-6 / 2011 - AE ( Part - 3 ) —Consequent upon the approval of the competent authority on his request for premature 
repatriation to his parent cadre accorded vide this Ministry's Note No.19-6 / 2011 - AE ( Part - 3 ) dated 01.07.2021 , Shri Shashti 
Ballabh Joshi , Director , Directorate of Adult Education , Department of School Education & Literacy , Ministry of Education 
is relieved of his duties w.e.f. 12th July 2021 ( A / N ) . 

SHAH FAIZ AHMED , Under Secretary 


MINISTRY OF RAILWAYS 

( RAILWAY BOARD ) 


New Delhi , the 30th June 2021 


No. ERB - 1 / 2021 / 3 / 1 — The following Assistant Programmer of Railway Board Computer Cadre has been promoted 
to the grade of Programmer in Level 8 in the Pay matrix on ad - hoc basis with effect from the date indicated against his 


name : 


Name of Officers , Shri 


Date of Joining 


Ramendra Kumar Sinha 


10.06.2021 ( F.N . ) 


SUSHANT KUMAR MISHRA , Secretary 


No. ERB - I / 2021 / 3 / 1 — The following Assistant Programmer of Railway Board Computer Cadre has been promoted 
to the grade of Programmer in Level 8 in the Pay matrix on regular basis with effect from the date indicated against her 


name : 


Name of Officers , Ms.: 


Date of Joining 
10.06.2021 ( F.N . ) 


Mary Jyotsna Xalxo 


SUSHANT KUMAR MISHRA , Secretary 


MINISTRY OF PORTS , SHIPPING & WATERWAYS 


New Delhi , the 27th May 2021 
No. LH - 32013 / 1 / 2020 - SL — The President is pleased to promote Shri P.J. Nakhwa , Executive Officer to the post of 
Administrative officer in the Level 11 of the Pay matrix Rs . 67700-208700 / - { Pay Band - 3 , Rs . 15600-39100 / - with Grade 
pay of Rs . 6600 / - ( pre - revised ) } in the Directorate General of Lighthouses & Lightships with effect from 03.05.2021 . 

LUCAS L. KAMSUAN , Joint Secretary 


महाप्रबंधक , भारत सरकार मुद्रणालय , मिन्टो रोड , नई दिल्ली -110002 द्वारा अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक , दिल्ली -110054 द्वारा ई - प्रकाशित 
UPLOADED BY GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , MINTO ROAD , NEW DELHI - 110002 

AND E - PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI - 110054 


JAGANATHAN Digtally agned by JAGA HAT HAH 

AHAHTHA KUMAR 
ANANTHA KUMAR CR 

0 2021.07.17021219 405'30 


